रजिस्ट्री सं० डी० ( 10) - 73 


REGISTERED No . D .ID -73 


म.पमेवजपते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- -- - 


- - - - - - 


- 


- -- - - - - 
[ सं० 500 
INo. 50 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- 

नई रिसली, शनिवार, दिसम्बर 19, 1981 / अप्रहायण 28, 1903 
NEW DELHI , SATURDAY, DECEMBER 19, 1981/ AGRAHAYANA 28, 1903 


- 


- 


Tस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या पी जाती है जिससे कि पर अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

Separate paring is given to tbls Part In order that it may be filled As A separato compllation 
--- -- -- - - - - - - - - - 

माग I - 4 

Part II - Section 4 
। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


- 


- 


- 


- - - - - 


-- 


- 


- - - 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 1981 
कानि०मा० 305. - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय नौ सेना में ज्येष्ठ अनबादक 
हिन्दी प्रतीजी समूह "ग " पद पर भर्ती पयति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : 

1 मभिन्न नाम और प्रारम्भ -- ( 1 ) इन नियमों का मंभित न म भ रतीय नो सेना पेष्ठ अनुवाद (हिन्धी अग्रेमा ) समूह "ग " पद भर्ती नियम , 1981 


( 2 ) ये रामपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 

१. पद -संख्या , वर्गीकरण पोर वेतनमान :-- उक्त पद की मख्या, उसका वर्गीकरण और वेपन मान ये होगें , जो इन नियमों से उपागद्ध 
अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पति, प्रायु -सीमा और अन्य प्रहसाए मादि : - उका पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु -सीमा , महताएं और उससे संबंधित माय मार 
व होंगी जो उक्त अनुसूत्री के स्तम्म 5 से 13 में विनिर्विष्ट है । 

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

3 ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा ; 

... परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लाग स्वीय विधि के मधीम 
प्रनय है और ऐमा करने के लिए अन्य प्रावार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इम नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहाँ केन्द्रीय मरकार की यह राय है कि ऐमा करना प्रावश्यक या समीचीन है , वहाँ वह , उसके लिए जो कारण 
है उन्हे लेषा बद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो को बाबत , पावेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. ज्यावृत्ति : - इन नियमों को कोई भी बात ऐसे प्रारक्षणों, प्रायु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं गलेगी , जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों 
के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 
1027 G1/81 - J 

( 465 ) 


466 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 19 , 1981/AGRAHAYANA 28, 1903 [PART II — Sec . 4 } 

- - - - - - - - - 
अनुसूची 
पदो की वर्गीकरण वेतनमान चयन पद अथवा सीधे भर्तीकिए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने याले व्यक्मियो 
संख्या 

अषयन पद व्यक्तियों के लिए मायु -सीमा के लिए शैक्षिक और अन्य महताएं 


पद का नाम 


12 


ज्येष्ठ मनुवादक 

(हिन्दी अंग्रेजी ) 


रक्षा सेवामों में सिवि - 550- 20- 850- लागू नहीं होता 
लियन , समूह " ग " 25- 800 रु० 
अराजपत्रित , मनो. 
योगिक , लिपिक 


वर्गीय 


20 से 28 वर्ष तक ( सर - ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व - 
कारी सेवकों के लिए विद्यालय से उपाधि स्तर 
शिपिल करके 35 वर्ष पर अंग्रेजी/हिन्दी विषय सहित 
नक की जा सकती है ) हिन्दी / अंग्रेजी में स्नातकोत्तर 

उपाधि 

या 
किमी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय से उपाधि स्तर पर 
हिन्दी और अग्रेजी मुख्य 
विषयों मठित हिन्दी/ अंग्रेजी 
से भिन्न किसी विषय में 
स्नातकोतर आधि 

या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 

मे हिन्दी । अग्रेजी मे भिन्न 
किसी विषय में अग्रेजी /हिन्दी 
माध्यम से स्नातकोत्तर 
उपाधि और उपाधि स्तर पर 
हिन्दी / अग्रेजो एक विषय 
के रूप में रहा हो । 


हिन्दी/ अप्रेजा में या हिन्दा 

प्रग्रेजी माध्यम से किमी 
मन्त्र विषय में स्नातकोतर 
उपाधि और आधि म्पर 
पर अग्रमो हिन्दी एक विषय 
के रूप में रहा हा या परीक्षा 

फा माध्यम रहा हो । 
( ii ) अमुपाद में मान्यता प्राप्त 

चिप्लोमा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 
या केन्द्रीय राज्य सरकार 
के कार्यालयों में , जिनके 
अन्तर्गत भारत सरकार में 
उपक्रम भी है, हिन्दी से 
अंग्रेजी और विपर्यमैन दो 
वर्ष का अनुभव । 


- 


- 


सीधे भर्तीकिए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पति/भर्ती सीधे होगी प्रोम्नति प्रतिनियुक्ति /स्पानामरण यदि विभागीय प्रोन्नति समि - भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के लिए यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / द्वारा भर्ती को दशा में वे श्रेणियां लिहै सो उसको संरचना परिस्थितियों में संघ 
विहिन प्रायुमोर शै स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुपिनास्या 

लोक सेवा प्रायोग ने 
क्षिक अर्हताएं प्रोन्नति पद्धतियों द्वारा भी किए जाने नान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा । 
की दमा में लागू होगी 

वाली रिक्तियों को प्रतिशलता 
या नही 
8 10 

12 

13 
लागू नहीं होता दो वर्ष स्थान, सरण द्वारा जिसके न हो स्थानान्तरण : 

समूह “ ग ,विभागीय लागू नहीं होता 
मकामे पर मीधी भर्ती द्वारा रक्षा सेवामों की निम्मतर प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित 

विरचनामों में सम रूप , होंगे 
पदृश या उग्चतर श्रेणियो 1. अध्यक्ष - - 
में कार्य कर रहं और कमांडर या समतुल्प या 


11 


[ भाग II -- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 19, 1981 अग्रहायण 28, 1903 


467 


- 


- 


- - 


- 


10 


11 


12 


13 


म्नम्भ 7 में विमिदिष्ट महता 
रखने वाले व्यक्ति । 


उससे ऊपर की पंक्ति 

का अधिकारी 
2 सदस्य -- - लेफ्टीनंट कमा 

डर / मेफ्टीनेन्ट या सम 
सुन्य पक्मि के दो प्रधि 
कारी ( एक विभागीय 
और एक विभाग से प्रम 
बद्ध जिनमें से एक 
अधिमानतः अनुसूचित 
मानि / अनुसूचित जन 
जाति का हो ) 


टिप्पण 1. अनुसूची के स्तंभ 2 मे उल्लिखित पदों की संख्या में कार्यभार के प्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 

2. स्तम्भ 6 में उल्लिखित आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नारीख प्रत्येक मामले में , भारत में , रहने वाले अभ्यार्थियों से ( उनमे 

भिन्न जो अम्दमान और निकोबार द्वीप सथा लक्षद्वीप में रहने है ) प्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
3 ऐसे पदों की बाबत , जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती ह. प्रायु सीमा अवधारित करने को निर्णायक मारीख प्रत्येक 

मामसे में यह तक भारीख होगी जिम तक रोजगार कार्यालय में नाम भेजने के लिए कहा गया है । 
4 स्तम्भ 7 में उल्लिखित अनुभव संबंधी ( अर्हताए ) नियुमि प्राधिकारी के यि कानुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के अथियो 

के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है , जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि इनके 
लिए प्रारक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायो के अभ्यर्थी पर्याप्त सम्या में उपलब्ध नहीं हो सका । 

[ फाइल मं० सी पी ( एम सी ) 289 4 ] 
एम० मी० जनेजा, अपर सचिव 


MINISTRY . OF DEFENCE 


New Delhi, the 3rd December , 1981 


R . O . 305 . — In exercise of the powers conferred by the 
visor lo article 309 of the Constitution, the President 

sby makes the following rules, regulating the method of 
recruitment to the Senior Translator ( Hindi] English) Group C 
post in the Indian Navy , namely : 


1, ( 1 ) Short title and commencement. ( 1) These rulcs 
may be called the Indian Navy , Senior Translator (Hindi 
English ) Group C post Recruitment Rules , 1981 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


4. Disqualification: - No person, 
(a ) who has entered into or contracted 4 marriage with 

a person having a spouso living; or 
( b) who , having a spouse living has entered into or con 

tracted a marriage with any person . 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to tho marriage 
and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 

5. Power to relax, -- Where the Central Governmeni is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it m . y , by 
order, for reasons to be recorded in writing, rolax uny of 
the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 

6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, 
claxation of age limit and other concessions required to bo 
provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and 
other special categories of persons in accordance with the 
orders 99ued by the Central Government from time to time 
in this regard. 


2 . Number of post , classification, scale of pay. The number 
of said post, its classification and the scale of pay attached 
thoroto shall be as specified in columns 2 to 4 of tho Scho 
dulo annexed to these rules . 


3 . Method of recruitment, age limit, and other qualifications 
etc . - - The method of rocruitment, age limit and other matters 
relating to the gald post shall bo 48 specified in columns 5 to 
13 of the said Schedule . 


SCHEDULB 


Name of the post 


No. of Classification 
poses 


Scale of Pay 


Whether 
selection 
or non 
solection 
post 


Age limit for direct Educational and other quelifi 
recuits 

crtions required for direct rec 
ruits 


5 


2 
- -- - -- - 


- 


1 

___ _ . - 
Senior 
Translator 
( Hindi/ 
English ) 


Not 
applica ble, 


3 

4 

- - - - - - - - 
Civilians in Rs. 550- 20 - 650 
Defence Ser - 25 -800 . 
vices , Group CM 
Non-Ga zotted , 
Non -Industrial, 
Ministerial 


200 28 yc018. ( Re- 
laxe ble foi Go- 
vernment ser 
vants uplo 35 
years ). 


(i) Master s degree of a recognis 

ed University in Hindi/En 
glish with English/ Hindi ast 
main subject at degree level 

OR 
Master s degice of a recognised 


- 


- - - 


468 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 19, 1981/AGRAHAYANA 28, 1903 [PART II - Sec . 4 ] 
īm2 

7 
University in any subject 
other than Hindi/English with 
Hindi and English as mini 
subjects at degrco level. 


OR 


Master s degree of a recognis 
ed University in any subject 
other than Hindi/English with 
Hindi/English medium and 
English /Hindi asa ingin sub 
jcctat degree level, 

OR 
Master s degree in Hindi/ Eng 
lish or in any other subject 
with Hindi/English medium 
with English /Hindi asa main 
subject ortsa medium of ex 

a mina tionat degree level. 
(11) Recogniscd Diploma /Certifi 

cate Course in tronşla tion or 
two yes rs experience of trany 
lation work from Hindi to 
English and vice versa in Cen 
tral/State Government Offices , 
including Government of 
India underta kings . 


- 


- - - 


12 


Whether vec und Pericdif Method of i ccruitnieni lncuso of recruitment by pro - If a Departmental Pro - Curcumste ncc 
other gūalifica - Probation , whether by direct ICC - motion or transfer grades moticn Ccmmittce exi- in which Union 
tions prescribed if any ruitment or by promo- from which promotion of sts whui is its composi- Public Service 
for direct recruits tion or transfer and per - transfer to be made 

. tion , 

Commission is 
will apply in the centago of the vacancies 

to be consulted 
CT EO CI promoicey to be filled by various 

in ma king re 
mctl . ds 

cruitment 
- 8 

10 11 

13 
Notuppkoble . Two years . Bytrinfus fiiling which Transfer : 

Group C Departmental Not applicable . 
by direct recruitment Persone serving in similar Promotion Commi 

equivalent or higher grades tice consisting of: 
in the lower formations of 1. Chairman : 
the Defence Services and Officer of the rank of 
possessing qualifications Commender or cqui 
specified in column 7 . 

valent orabove , 
2 . Member : 
2 Officors of the rank of 

Licutenant Comman 
der/ Lieutenan or 
equivalent (one de 
partmental and one 
unconnected with tho 
Departm nt Piefer 
a bly ono belonging 
to the Scheduled Cas 
tos /the Scheduled Tri 

bos). 
Notes :- 1 . Tho number of posts indicated in column 2 of the Schedulo is subject to variation depending on workload . 

2. The crucialdate for determining the age limit mentioned in column 6 of the Schedule shall in each case be the closing 

date or receipt of applications from the candidates in Indla (othern than those in the Andamansand Nicobar Islands 

and Lakshadweep ). 
3 . In respect of posts the appointments 10 which are made through the Employment Exche ngcs, the crucial date for det 

termining the age limit shall in each case , be the last date upto which the Employment Exchanges are asked 10 
submit the names, 
4. Tho qualifications regarding experience indicated in column 7 of the Schedule are relaxable at the discretion of the 

appointog authority in the caso of candidates belonging to tho Scheduled Castes / the Schedulcd Tribe , if at any stage 
of selection , the appointing authority is of the opinion that sufficient pumber of candidates from these communities 
are not likely to be avajla ble to fill up the vacancies reserved for them , 

[File No. CP (SC )/2894 ) 
M . C , JUNEJA , Under Secy. 


- 


[ भाग il - - खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र दिसम्बर 19, 1981/ अग्रहायण 28, 1903 


469 


- 


- 


- 


- 


- - 


नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1981 
का०नि०आ० 306. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुमरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा यह अधिचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्रिगेडियर 
पी० एस० पन का यागप । स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी 
बोर्ड जवलपुर मे सदस्य का कद रिक्त हो गया है । 


का०नि० आ० 310.--- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतवास . 
अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री जेकब थामस कार्यकारी 
मैजिस्ट्रेट के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड , 
फतेहगढ की सदस्यना मे एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फाइल संख्या 19/ 27/ भी /एल एड सी . 781 3430/ सी / 27 / ( क्यू एंड सी ) ] 


[ फाइल मख्या 19/ 20सी/ एल एड सी , 6 5/ 3382/ सी / डी ( क्यू एड सी ) ] 


New Delhi, the 10th December, 1981 
S .R .O . 306 .- In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central Govern 
ment hereby notifies that a vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board Jabalpur Dy reason 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Brig . P . S. Pannu . 

[ F. No. 19 / 2 / C / L & C / 6583382 | C DIQ & C)] 


S . R .O . 310 . - In pursuance of sub -section (7) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby notifics that a vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board , Fatehgarh by reason 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Shri Jacob Thomas Executive Magistrate . 

[ F. No. 19, 27 /C| L & C/78/3480- C| D ( Q & CY 


का०नि०मा० 307 ---- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करत हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफमर द्वारा 
ले० क० एच० के० दीवान को छावनी बोड जबलपुर का सदस्य मनोनीत 
किया है । यह मनोनयन ब्रिगेडियर पी० एस. पनू के स्थान पर किया गया 
है जिन्होने त्यागपत्र दे दिया है । 

[ फाइल संख्या 19/ 2/ सी /एल एड सी / 65/ 3382/ 1/ सी / डी ( क्यू एड सी )] . 


का०नि०अ० 311 -~- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा भविसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट/फरखाबाद द्वारा इस 
अधिनियम की धारा 13 ( 4 ) ( ख ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुग , श्री महेश चन्द्र , कार्यकारी मजिस्ट्रेट को , श्री जेकब थामसम कार्यकारी 
मजिस्ट्रेट के स्थान पर जिन्होने त्यागपत्र दे दिया है, छावनी बोर्ड, फतेहगढ़ 
का सदस्य मनोनीत किया है । 

[ फाडल सख्या 19/ 27/ सी / एल एउ सी / 78/ 3480/1/ सी / डी / ( यू एंड सी ) ] 


S . R . O . 307. — In pursuance of sub - section (7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby notifies that Lt. Col. H . K . Dewan has been 
nominated by the Officer Commanding the Station , as mem 
ber of Cantonment Board Jabalpur vice Brig. P . S . Pannu 
who has •esigned . 

[ F. No. 1992| C| L & Cl653382| 1| C| D( Q & C )] 


S. R . 0 . 311 . --In pursuance of sub - section ( 7) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
ernment hereby notifies that Shri Mahesh Chandra Executive 
Magistrate has been nominated as a member of the Canton 
ment Board Fatehgarh by the District Magistrate Furrukhabad 
in exercise of the powers conferred under section 13 ( 4) ( b ) 
of that Act vice Shri Jacob Thomas Executive Magistrate 
resigned . 

[ F. No. 19/ 27 /C| L & C/ 78 3480| 1- C| D Q & C )] 


का०नि आ० 308 ---- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कैप्टन डी० के० 

औनी का क्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड 
फिरोजपुर मे सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[फाइल सख्या 19/ 9/ सी/एल एड सी / 65/ 3479/ सी / टी / ( क्यू एंड सी ) ] 


का०नि०आ० 312 - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धार। 13 की उपधार। ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री जे० एन० विश्वकर्मा 
कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के त्यागपत को स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड, इलाहाबाद की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल सख्या 19/ 46/सी / एल एड सी / 66/ 31 37/ 1I / सी / डी ( क्यू एड सी )] 


S . R. O . 1108 . ---In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924) , the Central Gov 
ernment Jiereby notifies that a vacancy has occuired in the 
membership of the Cantonment Board Ferozepur by reason 
of the acieptance by the Central Government of the resigna 
tion of Cupt . D . K . Onni . 


S . R . O . 312 , - - In pursuance of sub - section (7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
ernment hereby notifies that a vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board , Allahabad by reason 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Shri J . N. Vishwakarma Executive Magistrate. 

[ F. No . 19 / 48 / C / L & C / 66|3137 |II - C| D( QR. C)] 


[ F. No. 19191C | L & C|6513479 - C| D( Q & C )] 


का०नि०आ 309.- --छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा पह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमाल अफसर द्वारा 
मेजर प्रेम मिह को छावनी बोर्ड फिरोजपुर का सदस्य मनोनीत किया है । 
वह मनोनयन कैप्टन डी० के० प्रौनी के स्थान पर किया गया है जिन्होंने 
त्यागपत्र दे दिया है । 
[ फाइल संख्या 19/ 9/ सी/ एल / एंड सी / 65/ 3479/1/9/ सी /डी ( क्यू एंड सी )] 


का०नि०आ० 313 --- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धाग 13 की उपधारा ( 7 ) के नुमाण में केन्द्रीय सरकार एतवाग 
अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा इस अधिनियम 
की धारा 13( 3) ( ख ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
श्री आर० के० दुवे कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को , श्री जे० एल० विश्वकर्मा 
कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर जिन्होने त्यागपत्र देदिया है, छावनी बोर्ड , 
इलाहाबाद का मदम्य मनोनीत किया है । 
[ फाइल संख्या 19/ 48/ सी / एलएंडसी/ 66/ 31/ 37/ III/ सी / डी ( क्यू एंड सी ) ] 


S . R. O . 309 . ----In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924), the Cen ral Gov 
ernment iereby notifies that Major Prem Singh has been 

ominatec by the Officer Commanding the Station , as mem 
ber of Cantonment Board Ferozepur vice Capt. Đ . K . Onni 
who has 1 tsigned . 

[ E. No. 19 /9 /C / L & C /65[ 347911 -CD( Q & C)] 
1027 G.I./81 - 2 


S .R . O . 313 . - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby notifies that Shri R . K . Dubey Executive 
Magistrate has been nominated as a member of the Canton 
ment Board Allahabad by the District Magistrate Allahabad 


470 THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 19 , 1981 / AGRAHAYANA 28, 1903 [ PART II - - SEC. 4 ] 

- -- - - -- - - - - - - - - - - 
in exercis ) of the powers conferred under Section 13 ( 3Xb ) of 

का०नि०मा० 315. -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
that Act vice Shri J . N . Vishwakarm , Executive Magistrate 

की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय मरकार 
resigned 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन में कमान अफसर द्वारा 
{ F. No. 19 / 48 / C /LAC / 66 / 3137| AI - C| D( Q & C )] 

मे० प० मार० गाय को अपनी पाई इनाहावार का साम्य मनोनीत 
का०नि०आ . 311 -- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 पा 2 ) 

किया है । यह मनोनयन मेजर प्रनाप मित्र के स्थान पर किया गया है जिन्होंने 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 

त्यागपत्र दे दिया है । 
एतद्दारा यह प्रधिमूपित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर प्रताप 

[फाइल संख्या 19/ 48/मी /एल एमी/ 06/ 318 3/1 / सी / टी (माएर में ] 
गिह का भ्यागपन्न स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोरं इलाहाबाद 

मादित्य कुमार, अवर सचिव 
में मवस्य का एक पर रिक्त हो गया है । 
[ फाइन मख्या 19/ 48 / सी/ एल ऐड सी / 60/ 3483/ मी / डी ( क्यू एड सी ) ] 

S . R . O . 315 . — In pursuance of sub -section (7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Go 

vernment hereby notifles that Lt. Col. R . K . Rai has been 
S . R . O . 314 ...-In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
of the Caritonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central Gov . 

nominated by the Offlcer Commanding the Station, as mem 
ernment 1 - reby notifies that a vacancy has occurred in the ber of Cantonment Board Allahabad vicc Major Partap 
membership of the Cantonment Board Allahubud by reason 

Singh who has resigned . 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Mijor Partap Singh , 

[ F . No. 19143/ C | LRC/ 6613483LCDIORC)] 
[ F. No. 19 / 48 / C / L & C / 66] 3483 - C| D( Q & C)] 

ADITYA KUMAR, Under Secy . 


. . .. . - 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT , OF INDIA PRESS , NINO ROAD , NEW DELIN -110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUDLICATIONS, DELHI- 110054, 1981 


